HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 834 राँची, गुरुवार , 


24 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


, 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


पत्रांक:-13 / एम02-1064/ 2013- 5181 


प्रेषक , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार , 

झारखण्ड , राँची । 
राँची, दिनांक- 26 सितम्बर , 2019 ई ० | 
विषय: अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत अनुसंधान प्रशिक्षण 

विद्यालय (Investigation Training School), राँची को पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची 
के अधीन प्रशिक्षण शाखा के अन्तर्गत करने के संबंध में । 


अपराध अनुसंधान में बढ़ते वैज्ञानिक सहायता ( Scientific aid), के उपयोग तथा 
अनुसंधानकत्र्ताओं के बुनियादी प्रशिक्षण तथा रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य 
सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या -5049 , दिनांक 14.08.2015 द्वारा राज्य में अपराध अनुसंधान 


, 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 अक्टूबर , 2019 
विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय (Investigation Training School), 
झारखण्ड, राँची की स्थापना की गई है । 


, 


2 . 


अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में अनुसंधानकत्र्ताओं को बुनियादी प्रशिक्षण के 
अतिरिक्त एक निश्चित समय अंतराल पर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे नवीन 
वस्तुस्थिति एवं कानून में बदलाव, न्यायालयों के नये नियमन इत्यादि की जानकारी होती है तथा 
अनुसंधानकत्र्ताओं के दृष्टिकोण में व्यापक परिवत्र्तन होता है । 


3 . 


उक्त स्थिति में प्रशिक्षण संस्थानों में रख-रखाव, प्रबंधन तथा समुचित प्रशासनिक 
नियंत्रण के दृष्टिकोण से सभी प्रशिक्षण संस्थानों को एक ही प्रशासनिक प्राधिकार के नियंत्रण में 
संचालित करने की आवश्यकता के मद्देनजर स्वीकृत्यादेश संख्या-5049 , दिनांक- 14.08.2015 को 
संशोधित करते हुए अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत अनुसंधान प्रशिक्षण 
विद्यालय (Investigation Training School ), राँची को पुलिस मुख्यालय , झारखण्ड, राँची के अधीन 
प्रशिक्षण शाखा के अन्तर्गत किया जाता है । 


4 . 


इसमें मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है । 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 834 -- 50 


